रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 19] 
No. 19 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 6 , 2010 / पौष 16 , 1931 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6 , 2010 /PAUSA 16 , 1931 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010 
का . आ . 26( अ ). - -- यतः मै. मायर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स 
प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य के राखा और निमोथ गाँव , 
तहसील - सोहना , जिला गुड़गाँव में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र 
विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 ( 2005 का 28 ) 
(जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 3 के अंतर्गत 
प्रस्ताव किया है । 

और यत : केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 
के नियम 8 के साथ. पठित के अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्रालय की दिनांक 9 सितम्बर , 2008 की अधिसूचना सं . 
का . आ . 2174 ( अ ) में हरियाणा राज्य के राखा और निमोथ गाँव , 
तहसील - सोहना , जिला गुडगाँव में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र 
विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के रूप में 12.4928 हेक्टेयर का कुल 
क्षेत्र अधिसूचित किया है ; 

और यत : मै . मायर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 
हरियाणा राज्य के राखा और निमोथ गाँव , तहसील - सोहना , जिला 
गुड़गाँव में 2.59 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उस विशेष आर्थिक 
जोन के एक हिस्से के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है ; 

यतः, केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की 
धारा 3 की उप - धारा ( 8 ) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित 
अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसके उक्त राखा और 
निमोथ गाँव , तहसील - सोहना , जिला गुड़गाँव में जैव प्रौद्योगिकी के 


लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास , एवं प्रचालन 
हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 10 ) के अंतर्गत 
दिनांक 13 नवम्बर , 2009 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ; 

अतः, अब , विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 ( 2005 
का 28 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली , 2006 के नियम 8 के 
अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा हरियाणा राज्य के राखा और 
निमोथ गाँव , तहसील- सोहना , जिला गुड़गाँव में 2. 59 हेक्टेयर्स के 
अतिरिक्त क्षेत्र को उस विशेष आर्थिक जोन के एक हिस्से के रूप में 
अधिसूचित करती है एवं उपरोक्त अधिनियम में ऐसे अधिक्रमण से 
पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए विलोपित कार्यों को 
छोड़कर निम्नानुसार संशोधन करती है , अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित 

तालिका रखी जाए : 

तालिका 
क्र . सं. गाँव का नाम रेक्टैंगल सं . किला नं . क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
राखा 8 

11 0.2352 


राखा 


19/ 2 


0. 0911 


राखा 


8 


19/ 
3 0 . 1012 
200 , 4047 


राखा 


8 


राखा 


210 .4047 


राखा 
___ 7. राखा 


15 0.2858 
160 .4047 


9 


54 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3(11 )] 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1 ) ( 2 ) 

8. राखा 


{9.1619 


9 . 


राखा 


0. 3592 


राखा 


0 . 4047 


राखा 


0. 1416 


राखा 


(0. 4047 


राखा 


0 .0556 


राखा 


(0.4047 


राखा 


0. 3187 


राखा 


0. 4401 


राखा 


0 . 4047 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
45. निमोथ 

0. 4047 
46 . निमोथ 

0. 4047 
निमोथ 

10. 2883 
निमोथ 

(0, 1669 
निमोथ 

0.4047 
निमोथ 

0.4047 
51. निमोथ 

(0. 4047 
निमोथ 

(0. 4603 
निमोथ 

0 .3389 
निमोथ 

20 /1 0.3642 
निमोथ 

20/ 2 (9. 0405 
56. निमोथ 

22जी 0 .1062 
57. निमोथ 

22एस 0. 1062 

जोड़ 15.0877 
[ फा. सं. एफ . 1/ 25( बी )/ 2007 - एसईजेड 

* अनिल मुकीम , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 


राखा 


(0. 4022 


राखा 


0 . 0961 


राखा 


22 


0. 258 


राखा 


23 /1/ 

1 


0 .1695 


राखा 


23 / 1 / 2 


राखा 


23/2/1 
23 /2/ 1/2 


0.0329 
0. 0329 
0.0177 


24. . राखा 


25. 


राखा 


23 / 2/ 

2 


0 .1518 


राखा 


24/ 1 


0. 2529 


राखा 


24 / 2 / 1 


0. 0228 


राखा 


24/2/ 2 


0. 0228 
0.2175 


राखा 


राखा 


0.3693 


0. 2833 


10 . 3819 


निमोथ 
निमोथ 
निमोथ 
निमोथ 


(0. 3617 


0. 4047 


निमोथ 


(0 .4047 
0.1265 


23/ 1 


New Delhi, the 6th January, 2010 
S. O . 26 ( E ) . - Whereas M / s. Mayar Infrastructure 
Development Private Limited , has proposed under Section 
3 of the Special Economic Zones Act , 2005 (28 of 2005 ), 
( hereinafter referred to as the Act ) to set up a Sector Specific 
Special Economic Zone for Biotechnology Sector at Rakha 
and Nimoth Villages, Tehsil- Sohna ,District -Gurgaon in the 
State of Haryana ; 

And whereas the CentralGoverrunent, in exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of 
the Act read with Rule 8 of the Special Economic Zones 
Rules 2006 , has notified a total area of 12 .4928 hectares at 
Rakha and Nimoth Villages , Tehsil - Sohna , District 
Gurgaon in the State ofHaryana as Special Economic Zone 
in the Ministry of Commerce and Industry Notification No. 
S. 0 . 2174 ( E), dated 9th September , 2008 : 

And whereas M /s. Mayar Infrastructure Develop 
ment Private Limited has proposed to include additional 
area of 2 .59 hectares at Gurgaon , Haryana as a part of that 
Special Economic Zone ; 

And whereas the Central Government is satisfied 
that the requirements under sub - section (8 ) of Section 3 of 
the Act and other related requirements are fulfilled and it 
has granted letter of approval under sub -section (10 ) of 


0 .3592 


0.4047 


. 6/ 1 


36. निमोथ 
37. निमोथ 
38 . निमोथ 
39. निमोथ 
40. निमोथ 

निमोथ 

निमोथ 
43. निमोथ 
44. निमोथ 


0 .0683 


. 6/ 2 


0. 3364 


14/ 1/ 2 


0.0911 


14 / 2 


0 . 0911 


0 . 4047 


___ 34 


16 


0.4047 


[ 4TTI - TS 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


( 1 ) ( 2) 
23 . Rahka 
24 . Rahka 
25 . Rahka 
26 . Rahka 
27. Rahka 


(4 ) 
23 / 2 / 1 
23/ 2/ 1 /2 
23/2 /2 


(5 ) 
0 .0329 
0 .0177 


0 . 1518 


24 /1 


0.2529 


Section 3 of the Act for development and operation of the 
sector specific Special Economic Zone for biotechnology 
sector at the said villages on 13th November, 2009; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 4 of the Special Economic 
Zone Act, 2005 (28 of 2005 ) and in pursuance of Rule 8 of 
the Special Economic Zone Rules, 2006 , the Central 
Government hereby notifies an additional area of 
2 . 59 hectares at Rakha and Nimoth villages, Tehsil - Sohna, 
District-Gurgaon in the State of Haryana, and makes the 
following amendment in the above notification , except as 
respects things done or omitted to be done before such 
supersession , namely : - - 

In the said notification , the table shall be substituted 
by the following Table : 


24 / 2 /1 
24 /2 /2 


0.0228 
0 .0228 


Rahka 


0 . 2175 


TABLE 


0. 3693 
0 . 2833 
0 .3819 
0 .3617 
0 .4047 
0 .4047 
0. 1265 
0 .3592 
0 .4047 
0 .0683 


SI. 
No 


Name of 
Village 


Rectangle 
No. 


Killa 
No. 


Area 
( in hectares) 


(3 ) 


(5 ) 


11 


0 .2352 
0 .0911 
0 . 1012 


0 .3364 


.6 /2 
14 / 1/ 2 
14 /2 


0 .0911 


0 . 4047 


0.0911 


(1) (2 ) 
1. Rahka 
2 . Rahka 
3. Rahka 
4 . Rahka 
5 . Rahka 
6 . Rahka 
7 . Rahka 
8 . Rahka 
9 . Rahka 
10 . Rahka 


29 . Rahka 
30. Rahka 
31. Nimoth 
32. Nimoth 
33 . Nimoth 
34 . Nimoth 
35. Nimoth 
36 . Nimoth 
37. Nimoth 
38. Nimoth 
39. Nimoth 
40. Nimoth 
41. Nimoth 
42. Nimoth 
43. Nimoth 
44 . Nimoth 
45. Nimoth 
46. Nimoth 
47. Nimoth 
48. Nimoth 
49. Nimoth 
50 . Nimoth 
51. Nimoth 
52. Nimoth 
53. Nimoth 
54 . Nimoth 
55 . Nimoth 
56 . Nimoth 
57. Nimoth 


0 .4047 


0 .4047 
0 .2858 
0 .4047 
0 . 1619 
0 .3592 


34 
34 
34 
35 


0 .4047 


0 .4047 


0 .4947 


0 .2883 


0 .4047 


0 . 1669 


11. Rahka 


0 . 1416 


12 . Rahka 


0 .4047 
0 .4047 


13 . Rahka 


0 .4047 


10 


14. Rahka 
15 . Rahka 
16 . Rahka 
17 . Rahka 


0 .4047 
0 .0556 
0 .4047 
0 .3187 
0 .4401 


0 .4047 


0 .4603 
0 .3389 
0 .3642 
0 .0405 
0 . 1062 
0 .1062 


18 . Rahka 


35 


10 


35 


225 


2 


19. Rahka 
20. Rahka 
21. Rahka 
22. Rahka 


0 .4022 
0 .0961 

0.258 
0 . 1695 
0 .0329 


Total 


15 .0877 


23 / 1 / 1 


23 / 1/ 2 


[ F . No. F . 1/25 (B )/2007 - SEZ ] 

ANIL MUKIM , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


